सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 619 


12 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार, 

3 अगस्त , 2016 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
1 अगस्त , 2016 


विषयः जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत संचालित बिरसानगर बागुनहातु जलापूर्ति 

योजना को लोक निजी भागीदारी ( PPP mode) के तहत 05 वर्षों के लिए जीर्णोद्धार/ 
पुनर्जीवीकरण, संचालन , रख -रखाव, जलकर वसूली आदि कार्य हेतु मनोनयन के आधार 
पर टाटा स्टील लिमिटेड की अनुषंगी इकाई जुसको लिमिटेड को सौंपने की स्वीकृति के 
संबंध में । 

संख्या - 5/ न०वि०/ जला०- 24 / 2015-4189 -- संविधान के 74वें संशोधन के आलोक में नगर प्रबंधन 
एवं सेवा के क्षेत्र में नगर निकायों को सशक्त बनाने एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए 
सरकार दृढ संकल्पित है । नगर प्रबंधन एवं सेवा के क्षेत्र में नगर निकायों को सशक्त बनाने के क्रम 
में नगर निकायों को आधारभूत संरचनाओं एवं परिसंपत्तियों से मजबूत करना भी विभाग की 
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है । उक्त संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों के कार्यक्षेत्र एवं 
जबावदेही को विस्तृत किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 3 अगस्त , 2016 
2. बिरसानगर बागुनहातु जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का भाग है | जमशेदपुर अक्षे०स० , 
अन्तर्गत बिरसानगर बागुनहातु जलापूर्ति योजना से वर्तमान समय में बागुहातु, बागुननगर, बगान 
क्षेत्र, बारीडीह आदि स्थानों में जलापूर्ति की जाती है जिसे जीर्णोद्धार/पुनर्जीवीकरण, संचालन, रख-रखाव , 
जलकर वसूली आदि विस्तारीकरण करते हुए, जलापूर्ति से अनाच्छादित बिरसानगर बागुनहातु क्षेत्र के 
सभी बस्तियों तक पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है | 
3. वर्तमान समय में इस योजना के तहत 6 MGT क्षमता का वाटर ट्रीटमेण्ट एवं 6 अदद Rcc 
Overhead Tank है, जिसकी जल संग्रहण क्षमता 13 लाख गैलन की है । इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 
2009 के अनुसार 80147 है | 
4. वर्तमान समय में तैयार हो रही जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं होने के कारण आवश्यकता के 
अनुरूप जलापूर्ति नही हो पा रही है । बिरसानगर बागुनहातु परियोजना को मोहरदा परियोजना के नाम 
से भी जाना जाता है । नयी योजना के पूरा होने से कुल 5. 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा कुल 1.15 
लाख की जनसंख्या को सेवा दी जा सकेगी । 
5. उक्त परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा बिरसानगर बागुनहात् जमशेदपुर जलापूर्ति योजना को लोक 
निजी भागीदारी (PPP Mode ) के तहत 05 वर्षों के लिए जीर्णोद्धार / पुनर्जीवीकरण, संचालन, रख -रखाव , 
जलकर वसूली आदि कार्य हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत 235 एवं लोक निर्माण 
संहिता के सुसंगत प्रावधानों को शिथिल करते हुए टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुसको लिमिटेड को 
मनोनयन के आधार पर सौंपी जाती है । 
6 . पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो वर्तमान में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति से संबंधित कार्य कर रहा 
है , द्वारा प्रसंगाधीन एकरारनामा हस्ताक्षरित किए जाने के उपरांत इस योजना से संबंधित 
परिसंपत्तियां इत्यादि जुसको लि0 को यथास्थिति में सौंप दिया जायेगा | 
7. योजना हेतु निम्नांकित पक्षों के बीच एकरारनामा किया जायेगाः 

(I) जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति 
( II ) टाटा स्टील लिमिटेड 
(III) जुसको लिमिटेड, तथा 
( IV ) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 

चारों पक्षों की भूमिका एकरारनामा में वर्णित शर्तों के अधीन होगी । प्रसंगाधीन एकरारनामा 
( परिशिष्ट - 1) में वर्णित शर्तों पर किया जायेगा | 


8. नयी योजना से अनुमानतः 17000 परिवार लाभान्वित होंगे जिन्हें 24 X 7 शुद्ध पेयजल की 
आपूर्ति होगी । वर्तमान में मात्र 6000 परिवार ही वैध कनेक्शन से जुड़े है तथा लगभग 6000 परिवार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 3 अगस्त , 2016 
अवैध कनेक्शन से जलापूर्ति की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं । नयी योजना के तहत 5000 परिवारों को 
नये वैध कनेक्शन प्रदान करते हुए जलापूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी । 

इस योजना के तहत वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के रख -रखाव एवं उपयोग करते हुए 
योजना जीर्णोद्धार के तहत अतिरिक्त 15 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क तथा अतिरिक्त 1.5 MGT 
जल संग्रहक ( Reservoir ) तैयार किया जायेगा | 

योजना की कुल जल संग्रहण क्षमता 19 लाख गैलन की है, जबकि वर्तमान में 13 लाख गैलन 
जल संग्रहण क्षमता का ही उपयोग हो पा रहा है जिसे बढ़ाकर शत - प्रतिशत अर्थात कुल 19 लाख 
गैलन का उपयोग किया जायेगा | 
9. इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 
सुविचारित Tariff Regulatory Famework अधिसूचित किया जायेगा , जिसके द्वारा की गयी अनुशंसा के 
आधार पर संचालन/ दर निर्धारण / सेवा के बदले यथा निर्धारित देय राशि की वसूली की जा सकेगी 
तथा प्रक्षेत्र को और सशक्त बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु तथा आने वाली समस्याओं का निदान 
हेतु किया जा सकेगा । 


10. एकरारनामा में वर्णित समयावधि पूरी होने के पश्चात् जुसको लिमिटेड द्वारा योजना से 
संबंधित सभी संरचनाएं चालू एवं ठीक अवस्था में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को लौटा दी 
जायेंगी । 


11. PPP पर संदर्भित कार्यों के लिए मनोनयन के आधार पर चयनित संस्था का कार्य संतोषप्रद 
रहने की स्थिति में संस्था के लिए निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) का विस्तार भी किया जा सकेगा । 
12 . जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत संचालित बिरसानगर बागुनहातु जलापूर्ति योजना 
को लोक निजी भागीदारी ( PPP mode ) के तहत 05 वर्षों के लिए जीर्णोद्धार / पुनर्जीवीकरण , संचालन , 
रख-रखाव , जलकर वसूली आदि कार्य हेतु मनोनयन के आधार पर टाटा स्टील लिमिटेड की अनुषंगी 
इकाई जुसको लिमिटेड को सौंपने पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2016 को मद 
सं० 32 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 619 - 50 | 


